निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1200 ) पटना , वृहस्पतिवार , 21 दिसम्बर 2017 

सं० 10 / विविध - 135 / 2012 - 2390 

समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


संकल्प 

6 दिसम्बर 2017 
महिला विकास निगम, बिहार, पटना, जो सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1860 की धारा 21 के 
अधीन निबंधित है तथा जिसकी निबंधन संख्या - 470 / 1991 - 92 है , की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के 
नियम 15 ए 1 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन संकल्प निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए 
निम्नानुसार किया जाता है: 
( 1.) प्रधान सचिव / सचिव , समाज कल्याण विभाग, बिहार 

: - अध्यक्ष 
प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि : - सदस्य 
( जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हो ) 
निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार 

: - सदस्य 
निदेशक, उद्योग विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि 

: - सदस्य 
( जो अपर निदेशक से अन्यून स्तर के हो ) 
श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा 

: - सदस्य 
( भा0प्र0से0 के महिला पदाधिकारी के रूप में ) 
( 6 .) प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार 

: - सदस्य (पदेन ) 


(2.) 


(5.) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 दिसम्बर 2017 
2. निदेशक, मंडल की किसी भी बैठक के लिए निदेशक मंडल के तीन व्यक्तियों की उपस्थिति 
गणपूर्ति कोरम मानी जायेगी । 
आदेश : - आदेशित हुआ है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति निदेशक मंडल के सभी सदस्यों / महालेखाकार, बिहार / सरकार के 
सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चलाना, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1200 -571 +50- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


